सफेद भालू को रंग बेहद पसंद हैं , हर बार उसे एक नया रंग अच्छा 
लगने लगाता है । चलो , भालू के साथ- साथ रंगों की इंद्रधनुषी दुनिया 

को जानें । 


A white bear likes colors a lot, and he falls in love 
with new one everytime. Join him as he explores the 

world of colourful rainbow . 


Room to Read 
World Change Starts with Educated Children . 


ISBN 978 - 93- 84697 - 23- 5 


कहानीः प्रियंका 
चित्रः अजंता गुहाठाकुरता 


المساعدات 
الإماراتية 


مبادرات 
محمد 
بن 
راشد 
آل 
مكتوم 
العالمية 


iii of 
Reading Nation 


UAE AID 


Mohammed Bin Rashid 
AlMaktoum Global Initiatives 


دبي 
العطاء 


Dubai Cares 


यह पुस्तक संयुक्त अरब अमीरात के समुदाय के उदार अनुदान व दुबई केयर्स के सहयोग द्वारा बनी है। 
यह कार्य रीडिंग नेशन कैंपेन २०१६ के अंतर्गत हुआ जिसका शुभारम्भ हिज रॉयल हाइनेस शेख मुहम्मद बिन रशीद अल 

मकतूम , उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री , संयुक्त अरब अमीरात तथा दुबई के शासक ने किया । 


This book has been generously donated by the United Arab Emirates (UAE ) community as part of the 
Reading Nation Campaign launched in 2016 by His Highness Sheikh Moh 

Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, with the support of Dubai Cares . 


Room to Read 


रंग 


Colors 


IN- LLP- 15 - 0003 
Copyright © Room to Read 2018 
All rights reserved . 


रूम टू रीड, साक्षरता और शिक्षा में लैंगिक समानता को केंद्र में रखकर 
विकासशील देशों के लाखों बच्चों की जिंदगियों में बदलाव के लिए प्रयासरत 
है । हम स्थानीय समुदायों , सहयोगी संस्थाओं और सरकारों के साथ मिलकर 
प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में साक्षरता कौशल और पढ़ने की आदत विकसित 
करने के लिए काम करते हैं तथा बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में , 
जीवन कौशलों को विकसित करते हुए , मदद करते हैं । ताकि वे आगे की पढ़ाई 
जारी रख सकें और जीवन में सफल हो सकें । 


प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस 
पुस्तक का कोई भी अंश पुनःमुद्रित नहीं किया 
जा सकता है। 


Room to Read seeks to transform the lives of millions of children in 
developing countries by focusing on literacy and gender equality in education . 
Working in collaboration with local communities , partner organizations 
and governments , we develop literacy skills and a habit of reading among 
primary school children , and support girls to complete secondary school 
with the relevant life skills to succeed in school and beyond . 


No part of this publication may be 
reproduced in whole or in part or stored 
in a retrieval system , or transmitted in 
any form or by any means , electronic , 
mechanical, photocopying , recording , 
or otherwise , without written permission 
from the publisher. 


Room to Read India Trust, 
Office No . 201E (B ) , 2nd floor, D - 21 Corporate Park , Sector-21, Dwarka , 
New Delhi- 110075 


कहानीः प्रियंका 
चित्रः अजंता गुहाठाकुरता 


भालू को पसंद 

थे रंग । 


कान हो गए पीले। 


• • • • • • • • • • . . 


पेट हो गया भूरा । 


• . . . . . . . . . . . . . 


मुँह हो गया लाल। 


हाथ हो गया नीला । 


. 


. 


. 


. 


. • • • • • • 


10 


11 


पीठ हो गई हरी । 


13 


पैर हो गए गुलाबी । 


. 


. 


. . . . . • • • • 


14 


15 


भालू हो गया रंगीन । 


. . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 


• • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 


• • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 


16 


17 


18 


19 


लेखक के बारे में 


प्रकाशक : रूम टू रीड इंडिया 
Publisher : Room to Read India 


भाषा: हिंदी 
Language: Hindi 


प्रियंका ने शिक्षा में स्नात्तकोत्तर की डिग्री अजीम 
प्रेमजी यूनीवर्सिटी से हासिल की है। इन दिनों रैड 
महमूद शिक्षा एवं कला फाउंडेशन के साथ काम कर 
रहीं हैं जहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 
बच्चों के लिए सामग्री विकसित कर रही हैं । इन्हें 
कला व पश्चिमी संगीत का जूनून है और कई वर्षों 
से गाती रही हैं । फुरसत के समय क्राफ्ट के काम 
का आनंद लेती हैं । 


संस्करणः प्रथम , 4 , 400 प्रतियाँ 
Edition: First, 4 , 400 Copies 


संपादक : दिलीप तंवर 
Editor: Dilip Tanwar 


About the Author 
Priyanka earned her Master of Arts degree in education from Azim 
Permji University . She is currently working with Riad Mahmood 
Education and Arts Foundation where she has been involved in 
developing material for primary and upper primary level children . 
Priyanka is passionate about the arts and western music and 
has been a vocalist for years . She enjoys Craftwork during her 
spare time. 


प्रिंटरः कलर मास्टर प्रिंट प्रोसेस प्राइवेट 
लिमिटेड 
Printer : Color Master Print 
Process Pvt. Ltd . 


चित्रकार के बारे में 


अजंता गुहाठाकुरता बच्चों की किताबों को चित्रित 
व डिज़ाईन करती हैं । इनोंने कई नामी प्रकाशन 
संस्थानों के साथ काम किया है और 1996 से 
बच्चों के लिए सृजनात्मक कार्यशालाएँ कर रही 
हैं । ये दिल्ली में रहती हैं और अपने स्टूडियो में 
चित्रकारी करती हैं । 


About the Illustrator 
Ajanta Guhathakurta is a children s book illustrator and designer. 
She has worked with many leading publishers and conducted 
creative workshops with young people since 1996 . She lives in 
Delhi and paints in her studio . 


अरे , कहाँ गए रंग। 


